PART I ] 


HARYANA GOVT GAZ . FEB. 15. 2000 ( MAGH 26, 1921 SAKA) 


61 


-- 


राजस्व विभाग 


दिनांक 20 दिसम्बर , 1999 


संख्या 6236- आर-III - 99/ 14468.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत होता है कि नीचे विनिर्दिष्ट 
भूमि , सरकार द्वारा सरकारी खर्च पर , सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् गांव नाथूमरो चौपटा , तहसील तथा जिला सिरसा में , उप 
तहसील नाथूसरी चौपटा कम्पलेक्स भवन और उसके कर्मचारियों के रिहायशी क्वार्टरों के निर्माण के लिए अपेक्षित है । 
इसलिए , इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि नीचे विनिर्दिष्ट भूमि उपयुक्त प्रयोजन के लिये अपेक्षित है । 


यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 (1894 का अधिनियम संख्या -1 ) की धारा 4 के उपबन्धों के 
अधीन उन तभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए की जाती है , जिनका इससे सम्बन्ध हो । 


पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल , इस समय, 
इस कार्य में लगे अधिकारियों को अपने सेवकों तथा कर्मकारों सहित , परिक्षेत्र में किसी भूमि पर प्रवेश और सर्वेक्षण करने 
तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनु शात सभी अन्य कार्य करने के लिए, इसके द्वारा प्राधिकुत करते हैं । 


कोई हितबद्ध व्यक्ति , जिसे परिक्षेत्र में भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में कोई प्राक्षेप हो , इस अधिसूचना के राजपत्र 
या परिक्षेत्र में परिचालित दो दैनिक समाचार - पत्रों में जिनमें में कम से कम एक क्षेत्रीय भाषा में हो , प्रकाशन या 
परिक्षेत्र में प्रचार की तिथि से , इनमें से जो मो बाद में हो , तीस दिन की अवधि के भीतर जिना राजस्व अधिकारी 
एवं भूमि अर्जन कलेक्टर, सिरसा, जिला सिरसा के सम्मुब लिखित रूप में प्रामेप , यदि कोई हो , दायर कर सकता है । 


भूमि के नक्शों का निरीक्षण जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अर्जन कलेक्टर, सिरसा , जिला सिरसा , के 
कार्यालय में किया जा सकता है । 

विशिष्टियां 


तहसोल 


गांव 


क्षेत्रफल 


संख्या 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


कनाल 


मरला 


सिरसा 


सिरसा 


नाथ सरी चौपटा 


11 


12 


12 


8 


0 


2 


8 


13/1 
18/2 


2 


8 


19 


8 


0 


20 


18 


। 


32 


06 


. 


पी ० पार कौशिक 


सचिव , हरियाणा सरकार 

राजस्व विभाग । 


62 


HARYANA GOVT GAZ., FEB , 15, 2000 (MAGH 26 , 1921 SAKA ) 


( PART 1 


RAVENUE DEPARTMENT 


The 20th Deocmher , 1999 


Ne.6236 - R - 071-99/14468.- Whercar is appears to the Governor of Haryana that the land spccifiod 
bolow ig neodod by the Government, at public expensc , for a public purnose , namely , for the 
truction of building for Sub - Teheel Complex , Nathagari Chopta and statt quarters in village Nathunari 
Chopta , tchail and district Sirsa , is in hereby notified that the land sepaifiod below is needed for above 
purpose. 


This notification is mado under the provisions of soution 4 of the Land Acquisition Act, 1894 
(Adt 1 of 1894 ), for the information of all to whom it may concern . 


In cxorcise of the powers conferred by the aforesaid scation , the Governor of Haryana 
hereby authorises the officers, with their Cryanis and workmen for the time being engaged in the 
undertaking to cater upon and survey the land in the locality and to do all other acts required or 
permitied by that kcction . 


Any person interested , who has any objeation to the acquisition of the land in the locality, may , 
within the period of thirty days of publication of this no: ification in the Official Gazettc oi in two 
daily newspapers circulating in the locality of which a lam one shall be in the regional language or 
publicity in the locality , whichever is later, fije an objection in writing , if any, before the District 
Rovenue Officer-oum - Lund Acquigition Collector, Sirsa , District Sirsa . 


Plane of the land may be inspected in the office of the District Revenue Officer -cum - Laod 
Acquisition Collector, Sirfa , District Sirsa . 


SPECIPICATIONS 


Dietrict 


Tcho 


Village 


Killa No. 


Arca 


Hadbant 
No. 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


Kanal 

6 


Marla 

12 


Sirsa 


Sirda 


Nathugari Chopta 


9 


11 


12 


8 


0 


2 


8 


13/1 
18/2 


2 


8 


19 


8 


0 


20 


4 


18 


Total 


32 


06 


P.R. KAUSHIK , 


Secretary to Gover nment, Haryana, 

Revenue Department . 


